U 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 418 राँची ,मंगलवार 

2 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- --- -- --- 

अधिसूचना 
28 अगस्त, 2014 


संख्या -3/ पद.-1( ख )-13/ 2014 का . 8708 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मुकुल कुमार पाण्डेय , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 381 /03, गृह जिला- वैशाली ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख )- 13 / 2014 का . 8709-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री संजीव शरण, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 354/ 03 , गृह जिला- पूर्णिया) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , जल संसाधन विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


____ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 2 सितम्बर , 2014 


संख्या-3 / पद .-1( ख )-13 / 2014 का . 8710-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री जगजीत सिंह, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक- 439/ 03, गृह जिला- मधुबनी) को अगले आदेश तक प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, पलामू 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद.-1( ख)-13/2014 का . 8711--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री पुष्कर सिंह मुण्डा , 
झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 658/03, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक आयुक्त के सचिव , सिंहभूम ( 
कोल्हान ) प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद.-1( ख )-13 / 2014 का . 8712-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 531 / 03 , गृह जिला- मुंगेर ) को अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन 
कार्यक्रम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख )-13/ 2014 का . 8713 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजदीप संजय जॉन , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 743 / 03, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, भू 
हदबन्दी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-3/पद.-1( ख)- 13/ 2014 का . 8714--उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री गणेश कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 548 / 03, गृह जिला- सहरसा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , चाईबासा ( पश्चिमी सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद.-1( ख )-13/ 2014 का . 8715 -- अधिसूचित सचिव, खान पर्षद , हजारीबाग श्री प्रभाकर 
कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 721/03 , गृह जिला - पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रभारी पदाधिकारी , बन्दोबस्त , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख)-13/ 2014 का . 8716 --उप निदेशक, खाद्य, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के 
पद पर पदस्थापित श्री ओनिल क्लेमेंट ओडेया, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 805 / 03 , गृह जिला- हजारीबाग ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद .-1( ख)-13/ 2014 का . 8717 --सचिव , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रमोद सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 469 / 03 , गृह जिला- औरंगाबाद ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पलामू , मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 2 सितम्बर, 2014 
संख्या-3/पद.-1( ख)-13 / 2014 का . 8718 -- माननीय मंत्री श्री मन्नान मल्लिक के आप्त सचिव श्री 
रणजीत कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 723 / 03 , गृह जिला- जहानाबाद) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक महाप्रबंधक ( ऑपरेशन ) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद .-1( ख )-13/ 2014 का . 8719-- माननीय मंत्री श्री लोबिन हेम्ब्रम के आप्त सचिव श्री 
अनिरूद्ध कुमार सिन्हा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 720 /03 , गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद .-1(ख )- 13 /2014 का . 8720 -- अधिसूचित निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , गुमला 
श्रीमती स्मिता टोप्पो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 868 / 03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या -3/ पद .-1( ख )- 13 / 2014 का . 8721 --संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्रीमती नयन तारा केरकेट्टा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 777/03, गृह जिला- लोहरदगा) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद .-1( ख)- 13/ 2014 का . 8722 -- अपर समाहर्ता, पलामू, मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित 
श्री जॉर्ज कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 866 /03, गृह जिला- हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद.-1( ख)-13 /2014 का . 8723-- महाप्रबंधक ( कार्मिक), ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 711/03 , गृह 
जिला- देवघर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता, भू-हदबन्दी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद.-1( ख)-13/2014 का . 8724-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय कुमार , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 835ए/ 03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए भूमि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 2 सितम्बर , 2014 


सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/ पद .-1( ख)- 13/ 2014 का . 8725 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची द्वारा 
निर्गत अधिसूचना संख्या - 8535 दिनांक 25 .08 . 2014 द्वारा सहायक निदेशक , समाज कल्याण निदेशालय , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 716/ 03, गृह 
जिला - पलामू ) को अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया ( गुमला ) के पद पर पदस्थापित किया गया था , को रद्द 
किया जाता है । 


2. श्री कुमार पूर्ववत सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय , झारखण्ड, राँची के पद 
पर बने रहेंगे। 


संख्या-3/ पद .-1( ख )- 13 / 2014 का . 8726--जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित 
श्री अनिल कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 746/ 03 , गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया ( गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ 2. श्री तिर्की को बसिया ( गुमला ) अनुमण्डल के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट-2 , 
1974) की धारा 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या-3 / पद.-1( ख )- 13 / 2014 का . 8727 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
ज्ञानेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 710/ 03, गृह जिला - सारण ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप प्रशासक , राँची नगर निगम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद.-1( ख)- 13 / 2014 का . 8728 -- उप निर्वाचन पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री सत्येन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 734ए/03 , गृह जिला - रोहतास ) को स्थानांतरित 
करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक इनकी सेवा खाद्य, 
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -3/ पद.-1( ख )- 13 / 2014 का . 8729-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री चन्द्र भूषण सिंह , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 856/ 03 , गृह जिला- राँची ) को भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन 
हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 2 सितम्बर , 2014 


संख्या-3 / पद .- 1( ख )- 13 / 2014 का . 8730 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री महेश कुमार संथालिया , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 885ए /03 , गृह जिला- भागलपुर ) को जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/पद.-1( ख )- 13 / 2014 का . 8731-- जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित श्री गोपीनन्दन प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 389 / 03 , गृह जिला- सीतामढ़ी ) की सेवा 
परिवहन विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद.-1( ख)- 13 / 2014 का . 8732--कार्यपालक दण्डाधिकारी, झूटी के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती सुमन पाठक, झा0प्र0से0 ( द्वितीय बैच, गृह जिला- पलामू) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड ), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद .-1( ख)- 13 / 2014 का . 8733 --प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित श्री पंकज कुमार साव , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला- बोकारो ) की सेवा ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक 
इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

___ संख्या-3/पद.-1( ख)-13/ 2014 का . 8734--प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री प्यारे लाल, झा0प्र0से0 ( तृतीय बैच , गृह जिला- रामगढ़) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक इनकी 
सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -3/पद.-1( ख)- 13/2014 का . 8735 --प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसमार, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती वन्दना सेजवलकर, झा0प्र0से0 ( तृतीय बैच, गृह जिला- गया ) की सेवा ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेत् अगले आदेश तक 
इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/ पद .-1( ख)- 13 / 2014 का . 8736--कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाण्डिल ( सरायकेला- खरसावां ) 
के पद पर पदस्थापित श्री अनन्त कुमार , झा0प्र0से0 ( तृतीय बैच , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ) को 
स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 2 सितम्बर , 2014 
उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन से प्रभावित वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी 
पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है एवं उनका कही पदस्थापन नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 418 - 50 | 


